सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 496 राँची , गुरुवार , 


14 आश्विन , 1944 ( श ० ) 

6 अक्टूबर , 2022 ( ई ० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 

अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2022 


संख्या - ख ० नि ० ( विविध ) -117 / 2017-2089 -- एम ० , Jharkhand State Sand Mining Policy , 2017 
को MoEF & CC , GOI द्वारा वर्ष 2016 में निर्गत Sustainable Sand Mining Guidelines , 2016 को 
दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था । MoEF & CC , GOI द्वारा वर्ष 2020 में 
Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining , 2020 निर्गत है , जिसके आलोक में 
Jharkhand State Sand Mining Policy , 2017 में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 अक्टूबर , 2022 

अतएव राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 29.09.2022 के मद संख्या - 31 पर प्राप्त सहमति के आलोक 
में Jharkhand State Sand Mining Policy , 2017 के कंडिका - 1 ( a ) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया 
जाता है : 


1 ( a ) . " A District Survey Report for each district shall be prepared as per 
directions / guidelines issued by MoEF & CC , Gol / any other competent authority from 
time to time . " 


-------- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

शेखर जमुआर , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 496 - 50 


